रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


++ 


. 


: 


: 


. 


. . 


.::- 


. 


F 


समामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II — खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अप्रैल 7 , 2015 / चैत्र 17 , 1937 
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7 , 2015 /CHAITRA 17 , 1937 


सं. 720 ] 
No. 720 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2015 


का . आ . 945( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3220 ( अ ), तारीख 18 दिसम्बर, 2014 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , 
खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेष राज्य के अमेठी ( पूर्वनाम छत्रपति शाहूजी महाराज नगर ) जिले 
में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 के 92. 000 कि0मी0 से 111 . 000 कि0मी0 ( टांडा - रायबरेली सेक्शन) तक के भूखण्ड के 
निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिये उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 18 जनवरी , 2015 को 
" हिन्दुस्तान " और " टाइम्स आफ इण्डिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आपेक्ष प्राप्त नहीं हुए हैं ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 


दे दी है; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्रधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिये अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जायेगी । 


1568 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 232 के 92.000 कि . मी . से 111.000 कि . मी. तक ( टान्डा से रायबरेली सेक्शन ) के 

लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 
कम । जिले तालुक - गांव सर्वेक्षण भूमि । भूमि । भूमि का क्षेत्रफल - भूमि के मालिक / सम्बन्धित का नाम 
संख्या | का नाम । का नाम का संख्या 

नाम प्रकार । प्रकृति 

वर्गमीटर हेक्टेयर में 


का 


की 


4 
1. 
ऐंधी 


5 6 
2186 । निजी । 


7 
कृषि | 


8 
444 


। 


0. 0444 


2 
अमेठी । गौरीगंज 
(पूर्वनाम 
छत्रपति 
शाहूजी 
महाराज 
नगर) 


सुशील कुमार, अनूप कुमार अग्रवाल पुत्रगण 
कृष्णचन्द्र अग्रवाल नि . ग्राम मो०जरे मस्जिद 
जायस प0 रोखा तिलोई रायबरेली 


2187 - सरकारी | नाली | 150 . 0015 
2188 निजी । कृषि | 196 

0 . 0196 


2192 


निजी 


| 


कृषि | 1335 


0.1335 


2193 
2227 


सरकारी | चकमार्ग | 95 
निजी । कृषि | 788 


0 .0095 
0 .0788 


2229 | निजी । 


कृषि । 513 


0. 0513 


2230 


निजी । कृषि । 


570 


| 


0 . 0570 


2082 


निजी 


0 . 0023 


राज्य सरकार 
कल्लू, रामेसुर, हरीनाथ , राजेन्द्र पुत्रगण 
दुखी नि .ग्राम पतेई म0 ऐंधी 
सोमई, सीताराम पुत्रगण सहतू नि. ग्राम पतेई 
म0 ऐंधी 
राज्य सरकार 
अब्दुललतीफ , अकबाल, मुस्तकीम, मुनव्वर 
पुत्रगण मो० सफी नि . ग्राम , सगीर अहमद, 
मो0 शरीफ , जहीरअहमद, तुफैल अहमद , 
अब्दुल गफफार, इन्तखाव आलम पुत्रगण 
अब्दुल सत्तार नि . ग्राम , मो0 यूनुस , मो0 
अयूब , मो0 मतीन पुत्रगण सुबराती नि . ग्राम , 
अब्दुल रसीद पुत्र हुबदार नि .ग्राम 
सगीर अहमद , मो0 सरीफ, जहीर अहमद, 
तुफैल अहमद , अ0 गफफार, इन्तखाब आलम 
पुत्रगण अ० सत्तार नि . ग्राम पूरेरमजान म० 
ऐंधी, अ0 रसीद पुत्र हुबदार नि . ग्राम 
पूरेरमजान म0 ऐंधी, अ0 लतीफ पुत्र मो0 
अकबाल नि .ग्राम पूरेरमजान म0 ऐंधी, मो0 
मुस्तकीम, मुनौव्वर अहमद पुत्रगण मो0 सफी 
नि .ग्राम पूरेरमजान म0 ऐंधी, मो0 यूनुस , मो0 
अयूब, मो0 मतीन पुत्रगण सुबराती नि . ग्राम 
मो0 शरीफ पुत्र अ0 सत्तार नि . ग्राम 
पूरेरमजान म0 ऐंधी 
श्रीमती प्रभू पत्नी स्व0 भभूती नि .ग्राम, श्रीमती 
शान्ती देवी पत्नी सीताराम नि. ग्राम 
गोरियाबाद 
अब्दुललतीफ , अकबाल, मुस्तकीम , मुनव्वर 
पुत्रगण मो0 सफी नि . ग्राम , सगीर अहमद , 
मो0 शरीफ , जहीरअहमद, तुफैल अहमद , 
अब्दुल गफफार, इन्तखावआलम पुत्रगण 
अब्दुल सत्तार नि .ग्राम, मो०युनुस, मो0 अयूब , 
मो0 मतीन पुत्रगण सुबराती नि. ग्राम, अब्दुल 
रसीद पुत्र हुबदार नि . ग्राम । 
सगीर अहमद, मो0 शरीफ, जहीरअहमद , 
तुफैल अहमद, अब्दुल गफफार , इनतखाब 
आलम पुत्रगण अब्दुल सत्तार नि . ग्राम 
पूरेरमजान म0 एंधी, अब्दुल रसीद पुत्र 
हुबदार नि. ग्राम पूरेरमजान म0 एंधी, अ0 
लतीफ , मो0 अकबाल मो0 मुस्तकीम, मुनौव्वर 
अहमद पुत्रगण मो0 सफी नि .ग्राम पूरेरमजान 
म0 ऐंधी 
राज्य सरकार 
कालिका प्रसाद, अमरनाथ , जगदीश पुत्रगण 
दुखी नि .ग्राम, श्रीमती धनपता पत्नी स्व० 
दुखी नि .ग्राम, मो0 मुस्तकीम , साबिर अली 
पुत्रगण राजबहादुर खां नि. ग्राम, श्रीमती 
फातमा पत्नी राजबहादुर खां नि. ग्राम, मो0 
शरीफ कुरैसी, मो0 नफीस कुरैसी पुत्रगण 
हाजी मो0 जमील कुरैसी नि . मु० जेर म0 
जायस पर तह0 रायबरेली, रग्घू पुत्र 
रामनाथ नि . कोनिया म0 ऐंधी, राजेन्द्र कुमार 


2083 


निजी । कृषि । 


10 


0 .0010 


2085 


निजी । कृषि । 475 


0.0475 


2095 
2099 


सरकारी । 
निजी / 
सरकारी 


नाली - 
कृषि / 
नवीन 
परती 


60 
342 


0 . 0060 
0 . 0342 


[ TT II – DUS 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


पुत्र घीसन नि . असईडीह म. ऐंधी, 
रामबहादुर पुत्र रामप्रसाद नि . ग्राम 
पुरेइबादुल्ल गौरीगंज , श्रीमती रामजियायी 
पत्नी राजनरायन नि . गौरीगंज , हीरा 
चन्द्रभूषण पुत्र जगदम्बा नि .ग्राम / राज्य 
सरकार 


कुल योग 


4866 


0 .4866 


[ 9T. P . - Fay 


31 / 11013 / 54 .5. / 3 ( 1 ) , 


feu / 2015 / 09731154 - PROPA ] 

माया प्रकाश, निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th April , 2015 
S . O . 945(E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number S .O . 3220 ( E ) dated 18th December , 2014 published in Gazette of India , Extraordinary , Part II, 
Section 3 , Sub - section (ii ) issued under sub -section (1) of section 3A of the National Highways Act , 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening/ four - lanning, etc .), maintenance , management and 
operation of National Highway No . 232 on the stretch of land from km . 92 . 000 to km . 111. 000 ( Tanda - Raebareilly 
Section ) in the district of Amethi ( Erstwhile Chhatrapati ShahujiMaharaj Nagar) in the state of Uttar Pradesh ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Hindustan ” and “ Times of India " 
both dated 18th January , 2015 under sub - section (3 ) of section 3A of the said act; 

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority ; 

And whereas , in pursuance of sub - section (1 ) of section 3D of the said act , the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment ; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1) of the section 3D of the said act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km . 
92 . 000 to Km . 111.000 ( Tanda to Raebareilly Section ) of the National Highway No. 232 in the State of Uttar Pradesh 


Name of the 

District 


I 


Serial 
Number 


Area in 


Name of 
the Taluk 


Name 
of the 
Village 


Survey 
Number 


Type of 
Land 


Nature of 
Land 


Name of the land owner / 

Intersted Person 


Square | Hactares 
Meters 

8 


6 


3 / 4 
Gauriganj 

Aindhi 


/ 
| 


5 
2186 


1 . 


| 


Private 


Agriculture 


444 


0 .0444 


2 
Amethi 
(Erstwhile 
Chhatrapati 

Shahuji 
Maharaj 
Nagar ) 


9 
Shushil Kumar, Anup Kumar 
Agrawal S /o Krishnachandra 
Agrawal R /o Vill . Mo. Jare 
Maszid Jais Par. Rokha Tiloi 
Raebareilly 


2187 
2188 


Government 

Private 


Drain 
Agriculture 


15 
196 


0 .0015 
0 .0196 


L 


2192 


Private 


Agriculture 


1335 


0 . 1335 


2193 
2227 


| Government 

Private 


Chak Marg 
Agriculture 


95 
788 


0 . 0095 
0 .0788 


State Government 
Kallu , Ramesur, Harinath , 
Rajendra S /o Dukhi R /o Vill. 
Patei M . Aindhi 
Somai, Sitaram S / o Sahtu 
R /o Vill . Patei M . Aindhi 
State Government 
Abdul Latif, Aqbal, 
Mustkim ,Munvvar S /o Md . 
Safi R /o Vill., Sagir Ahmad , 
Md. Sarif, Jahir Ahmad , 
Tufail Ahmad , Abdul Gaffar , 
Intkhav Aalam S /o Abbdul 
Sattar R /o Vill., Md. Yunus, 
Md. Ayub , Md. Matin S / o 
Subrati R /o Vill., Abdul 
Rasid S /o Hubdar R /o Vill. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


2229 


Private 


Agriculture 


513 


0 .0513 


2230 


Private 


Agriculture 


570 


0 .0570 


2082 


| 


Private 


Agriculture 


23 


0 . 0023 


2083 


| 


Private 


Agriculture | 


10 


| 


0 .0010 


2085 


Private 


Agriculture 


475 


0 .0475 


Sagir Ahmad , Md. Sarif, 
Zaheer Ahmad, Tufail 
Ahmad , Abdul Gaffar , 
Intkhab Alam S /o Abdul 
Sattar R /o Vill. Pure Ramzan 
M . Aindhi, Abdul Rasid S / o 
Hubdar R /o Vill. Pure 
Ramzan M . Aindhi, Abdul 
Latif S /o Md. Aqbal R /o 
Vill. Pure Ramzan M . 
Aindhi, Md. Mustkim , 
Munavvar Ahmad S /o Md. 
Safi R /o Vill . Pure Ramzan 
M . Aindhi, Md. Yunus ,Md. 
Ayub , Md. Matin S /o Subrati 
R / o Vill. 
Md. Sarif S /o Abdul Sattar 
R /o Vill. Pure Ramzan M . 
Aindhi 
Smt. Prabhu W / o Late 
Bhabhuti R /o Vill., Smt. 
Shanti Devi W /o Sitaram R / o 
Vill. Goriyabad 
Abdul Latif, Aqbal, 
Mustkim , Munvvar S /o Md. 
Safi R /o Vill., Sagir Ahmad , 
Md. Sarif , Jahir Ahmad , 
Tufail Ahmad , AbdulGaffar, 
Intkhav Alam S /o Abdul 
Sattar R /o Vill.,Md. Yunus, 
Md. Ayub , Md. Matin Slo 
Subrati R /o Vill., Abdul 
Rasid S /o Hubdar R /o Vill. 
Sagir Ahmad ,Md. Sarif, 
Zahir Ahmad , Tufail Ahamd, 
Abdul Gaffar , Intkhab Alam 
S /o Abdul Sattar R /o Vill . 
Pure Ramzan M . Aindhi, 
Abdul Rasid S /o Hubdar R /o 
Vill . Pure Ramzan M . 
Aindhi, Abdul Latif,Md. 
Aqbal, Md . Mustkim , 
Munavvar Ahmad S / o Md. 
Safi R / o Vill . Pure Ramzan 
M . Aindhi 
State Government 
Kalika Prasad , Amarnath , 
Jagdish S /o Dukhi R /o Vill., 
Smt. Dhanpata W /o Late 
Dhuki R / o Vill., Md. 
Mustqim , Sabir Ali S /o Raj 
Bahadur Khan R / o Vill., 
Smt. Fatma W /o Rajbahadur 
Khan R /o Vill . Md. Sharif 
Kuraisi, Md. Nafis Kuraisi 
S / o Hazi Md. Zamil Kuraisi 
R / o Mu. Jer M . Jais Par. Teh . 
Raebareilly , Ragghu S /o 
Ramnath R / o Koniya M . 
Aindhi, Rajendra Kumar S /o 
Ghisan R / o Asaideeh M . 
Aindhi, Rambahdur S / 
Ramprasad R /o Vill . Pure 
Ibadull Gauriganj, Smt. 
Ramjiyayi W / o Rajnarayan 
R / o Gauriganj, Hira Chandra 
Bhusan S /o Jagdamba R /o 
Vill./ State Government 


2095 
2099 


| Government 
| Privatel 
Government 


Drain 
Agriculturel 
Naveen 
Parti 


60 
342 


0 .0060 
0 .0342 


| 


Grand Total 


4866 


0 .4866 


[ F . No. NHAI/11013 /LA / 3 ( D )-Notif /2015 /PIU -Raebareilly ] 

MAYA PRAKASH , Director 


Printed by theManager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


